निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आश्विन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 934 ) पटना , सोमवार , 15 अक्तूबर 2018 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

12 अक्तूबर 2018 
सं0 प्र0 - 1 - वृ०ख० ( कोयला) - 06 / 18 - 3998 / एम0 - नयी कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम 
एवं अन्य उद्योगों, जिनकी वार्षिक कोयला खपत 10 ,000 ( दस हजार) टन तक है, को उचित मूल्य पर कोयले की 
आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 को 1 ( एक ) वर्ष तक राज्य नामित एजेंसी ( State Nominated 
Agency ) मनोनीत किया जाता है एवं बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0 को पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके 
से करने हेतु सेवा प्रदाता (Service Provider) के रूप में किसी एजेंसी की सेवा ले सकने की अनुमति प्रदान की 
जाती है । 
___ 2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 934- 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


